रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


Nou 


S 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 2 , 2018 / कार्तिक 11 , 1940 
NEW DELHI , FRIDAY, NOVEMBER 2, 2018/ KARTIKA 11, 1940 


सं . 4416 ] 
No. 4416] 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2018 


का . आ . 5623 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम , 1989 (1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 20क की उप - धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग - II , खण्ड 3, उप - खण्ड ( ii ) तारीख 
10 नवम्बर, 2017 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ . 3570 ( अ), तारीख 2 नवम्बर , 2017 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), में उक्त अधिसूचनाओं से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को , उत्तर 
प्रदेश राज्य के जिला गौतमबुद्धनगर में विशेष रेल परियोजना अर्थात, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन के प्रयोजन के 
लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की गई ; 

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप - धारा ( 4) के अधीन प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले 
समाचारपत्रों अमर उजाला तारीख 30 नवम्बर, 2017 और दैनिक जागरण तारीख 30 नवम्बर, 2017 में प्रकाशित किया गया ; 

और विहित अवधि में सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे; 

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार 
को प्रस्तुत कर दी है; 


___ अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम की धारा 20ङ की 
उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 


और इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा 
करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त 
होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 


6518GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii) ] 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य के जिला गौतमबुद्धनगर में विशेष रेल परियोजना अर्थात , ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए 
अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित संरचना सहित या बिना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
जिला: गौतमबुद्धनगर 

राज्य: उत्तर प्रदेश 


क्र० । 
सं० । 


० तहसील ग्राम का नाम भूमि का भूमि की 


तहसील 
का नाम 


ग्राम का नाम 


भूमि का 
प्रकार 


भूमि की 
प्रकृति 


खसरा 
सं० 


सारा प्रस्तावित क्षेत्रफल 


अर्जन के लिए 
प्रस्तावित क्षेत्रफल 

(हे० में ) 


भू - स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


निजी 


कृषि 


781 


0 . 2484 


वेदराम, टेकराम, पीतम , रामपाल , लेखी उर्फ 
लेखा पुत्रगण दयाला नि० पल्ला, हाल आबाद 
ग्राम , रामलाल , रतनलाल पुत्रगण मन्नू, घनश्याम, 
दामोदर , रामकुंवर पुत्रगण रामसिंह नि० ग्राम । 


निजी 


कृषि 


782 


0. 0331 


हरपाल सिंह, भजनलाल, होराम सिंह पुत्रगण गुर 
सहाय नि० ग्राम । 


निजी 


कृषि 


775 


0.0662 


दलेल , दलसिंह उर्फ सूखा, शीशराम पुत्रगण 
हरिया नि० बौड़ाकी । 


निजी 


कृषि 


774 


0. 2631 


दलेल, दलसिंह उर्फ सूखा, शीशराम पुत्रगण 
हरिया नि० बौड़ाकी । 
हरपाल सिंह, भजनलाल, होराम सिंह पुत्रगण गुर 
सहाय नि० ग्राम । 


निजी 


कृषि 


783 


0 . 3312 


निजी 


कृषि 


773 


0. 2190 


दलेल, दलसिंह उर्फ सूखा, शीशराम पुत्रगण 
हरिया नि० बौड़ाकी । 


निजी 


कृषि 


772 


0 . 2400 


दलेल , दलसिंह उर्फ सूखा, शीशराम पुत्रगण 
हरिया नि० बौड़ाकी । 


1. | दादरी 


चमरावली 
रामगढ़ 


निजी 


कृषि 


770 


दलेल, दलसिंह उर्फ सूखा, शीशराम पुत्रगण 
हरिया नि० बौड़ाकी । 
दलेल, दलसिंह उर्फ सूखा, शीशराम पुत्रगण 
हरिया नि० बौड़ाकी । 


निजी 


कृषि 


760 


0 . 2392 


निजी 


कृषि 


761 


0 . 4416 


दलेल, दलसिंह उर्फ सूखा, शीशराम पुत्रगण 
हरिया नि० बौड़ाकी । 


निजी 


| 


कृषि 


769 


0.0504 


होराम सिंह, तेजपाल सिंह पुत्रगण खजान सिंह 
नि० ग्राम । 


निजी 


कृषि 


762 


0.0920 


होराम सिंह, तेजपाल सिंह पुत्रगण खजान सिंह 
नि० ग्राम । 


निजी 


कृषि 


750 


0 . 1829 


हरि सिंह पुत्र हंसा नि० ग्राम । 


निजी 


कृषि 


763 


0 .2061 


होराम सिंह, तेजपाल सिंह पुत्रगण खजान सिंह 
नि० ग्राम । 


निजी 


कृषि 


765 


0.0258 


होराम सिंह , तेजपाल सिंह पुत्रगण खजान सिंह 
नि० ग्राम । 


निजी 


कृषि 


751 


0. 0258 


रामसरन व रामजीलाल पुत्रगण खान सिंह, 
हरिश्चन्द पुत्र रन सिंह नि० ग्राम । 


2. 


। 


सदर 


अस्तौली 


निजी 


कृषि 


354 


0 .0080 


भूदेव पुत्र रामस्वरूप, जितेन्द्र कुमार, परताप 
कुमार, गजराज सिंह, नरेन्द्र कुमार, गजेन्द्र सिंह , 
तेज सिंह व रविन्द्र कुमार पुत्रगण भूदेव नि० 
ग्राम । 


सदर 


देवटा 


निजी 


कृषि 


182 


0 .0485 


अशोक कुमार, कौशल व खेमचन्द पुत्रगण अतर 
सिंह नि० ग्राम । 


[ फा .सं . 2013 / एलएमएल / 12 / 7 / ईसी / 971 ] 
अचल जैन , कार्यकारी निदेशक ( भूमि एवं सुविधाएं - 1 ) 


[ TT II - 005 3 ( ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th October, 2018 
S . O . 5623 ( E ). — Whereas, the notification of the Governemnt of India in the Ministry of Railway (Railway 
Board ) number S . O . 3570 (E ) dated the 2nd November, 2017 published in the Gazette of India , Extraordinary, Part- II , 
Section 3, Sub -Section (ii ) dated the 10th November , 2017 (hereinafter referred to as the said notification ) under sub 
section (1 ) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act) the Central 
Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notifications for 
execution , maintenance and operation of the Special Railway Project namely , Eastern Dedicated Freight Corridor in the 
districtGautam Budh Nagar in the State of Uttar Pradesh ; 


And whereas , the substance of the said notification was published in the daily newspapers Amar Ujala dated the 
30th November, 2017 and Dainik Jagran dated the 30th November , 2017 under sub -section ( 4 ) of section 20A of the said 
Act; 


And whereas, no objections were received in the office of competent authority in prescribed period ; 


And whereas, in pursuance of sub- section ( 1 ) of section 20E of the said Act the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now therefore , upon receipt of the report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1) of section 20E of the Railways Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the 
Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 20E of the said Act the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette the land specified in the Schedule annexed hereto 
shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , for the Special Railway Project namely, Eastern 
Dedicated Freight Corridor in the district Gautam Budh Nagar in the State of Uttar Pradesh . 
Name of District: Gautam Budh Nagar 

State : Uttar Pradesh 


Type 


Sr. Name of 
No. | Tehsil 


Name of 
Village 


of 


Nature of 

Land 


Area 
Plot Proposed for 

land 
No . 

Acquisition 
(in Hect .) 


Name of Owners/Holders 


Land 


Private 


Agriculture 


0 .2484 


Private 


Agriculture 


784 


0 .0331 


Dadri 


Chamrawali 
Ramgarh 


775 


Private 


Agriculture 


0 . 0662 


Vedram , Tekram , Peetam , Rampal, 
Lekhi Urf Lekha S /o Dyala R / o Palla , 
Haal Aabad Gram , Ramlal, Ratanlal 
Slo Mannu, Ghanshyam , Damodar, 
Ramkunvar S /o Ramsingh R /o 
Chamrawali Ramgarh . 
Harpal Singh , Bhajanlal, Horam Singh 
S /o Gursahay R /o Chamrawali 
Ramgarh . 
Dalel , Dalsingh Urf Sukha , Shishram 
S / o Hariya R / o Boraki. 
Dalel , Dalsingh Urf Sukha, Shishram 
S /o Hariya R /o Boraki. 
Harpal Singh , Bhajanlal, Horam Singh 
S /o Gursahay R / o Chamrawali 
Ramgarh . 
Dalel , Dalsingh Urf Sukha , Shishram 
S / o Hariya R / o Boraki. 
Dalel, Dalsingh Urf Sukha, Shishram 
S /o Hariya R /o Boraki. 


Private 


Agriculture | 774 


0 . 2631 


Private 


Agriculture 


0 . 3312 


Private 


Agriculture 


773 


0 .2190 


Private 


Agriculture | 772 


0. 2400 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


Sr. Name of Name of 
No. Tehsil Village 


Type 

of 
Land 


Nature of 

Land 


Plot 
No. 


Area 
Proposed for 

land 
Acquisition 
(in Hect .) 


Name of Owners/Holders 


Private 


Agriculture 


770 


0 


Private 


Agriculture | 760 


0 . 2392 


Private 


Agriculture 


761 


0 .4416 


Private 


Agriculture 


769 


0 .0504 


Private 


Agriculture 


762 


0 .0920 


Private 


Agriculture | 750 


0 . 1829 


Dalel , Dalsingh Urf Sukha, Shishram 
S / o Hariya R /o Boraki . 
Dalel, Dalsingh Urf Sukha, Shishram 
S /o Hariya R / o Boraki. 
Dalel , Dalsingh Urf Sukha, Shishram 
S /o Hariya R /o Boraki. 
Harpal Singh , Bhajanlal, Horam Singh 
S /o Gursahay R /o Chamrawali 
Ramgarh . 
Harpal Singh , Bhajanlal, Horam Singh 
S /o Gursahay R /o Chamrawali 
Ramgarh . 
Hari Singh S /o Hansa R /o Chamrawali 
Ramgarh . 
Horam Singh , Tejpal Singh S/o Khajan 
Singh R /o Chamrawali Ramgarh . 
Horam Singh , Tejpal Singh S /o Khajan 
Singh R /o Chamrawali Ramgarh . 
Ramsaran & Ramjilal S /o Khan Singh , 
Harishchand S /o Ran Singh R /o 
Chamrawali Ramgarh . 
Bhudev S /o Ramswaroop , Jitender 
Kumar, Partap Kumar, Gajraj Singh , 
Narender Kumar , Gajender Singh , Tej 
Singh & Ravinder Kumar S /o Bhudev 
R / o Astauli. 
Ashok Kumar, Kaushal & Khemchand 
S /o Atar Singh R / o Devta. 


Private 


Agriculture 


763 


0 . 2061 


Private 


Agriculture 


765 


0 .0258 


Private 


Agriculture 


0 .0258 


2. 


Sadar 


Astauli 


Private 


Agriculture 


354 


0 .0080 


3 . 


Sadar 


Devta 


Private 


Agriculture 


182 


0 . 0485 


[ F.No. 2013/LML/ 12 /7 /EC /971 ] 
ACHAL JAIN , Executive Director (Land & Amenities - I) 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


ALOK 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2018 . 11. 13 
12 : 35 :52 + 05 30 


KUIVAN 


